सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 


झारखण्ड सरकार द्वारा 


द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 440 राँची, शक्रवार , 


17 जेष्ठ , 1941 ( श ० ) 
7 जून , 2019 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
3 जून , 2019 


संख्या -16/ से गा ० अ०-01-05/ 2013 ( खण्ड- II ) का.- 4383 -- झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी 
अधिनियम , 2011 की धारा-3 के साथ पठित विभागीय अधिसूचना संख्या-10092 , दिनांक 
22.09.2017 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या-10065 दिनांक 
22.09.2017 द्वारा अधिसूचित सेवाओं में से क्रम-4 पर अंकित पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची से 
सम्बन्धित सेवा “ राजकीय पथों के Right of way में utilities बिछाये जाने हेतु अनुज्ञप्ति 
(एन.ओ.सी. ) निर्गत करना ” को विलोपित करते हुए इसे निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है: 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शक्रवार , 7 जून , 2019 


, 


क्र ० 


प्रदायी सेवा का 


नाम 


नियत 


प्रशासी 
विभाग 


नाम 


समय 


निर्दिष्ट 
पदाधिकारी 


का नाम 


सीमा 


प्रथम प्रथम द्वितीय | द्वितीय 
अपीलीय अपील के अपीलीय | अपीलीय 
प्राधिकारी | निष्पादन | प्राधिकारी के 
हेतु 

निष्पादन 
नियम 

हेतु 
समय 

नियम 
सीमा 

समय 

सीमा 
अभियंता 30 कार्य विभागीय 

30 कार्य 
दिवस सचिव, पथ दिवस 
निर्माण 

निर्माण 
विभाग 

विभाग 


4 


पथ 


राजकीय पथों के 


07 


निर्माण 


कार्य 
दिवस 


प्रमुख, पथ 


विभाग 


मुख्य 
अभियंता 
( यातायात), 
पथ निर्माण 
विभाग 


Right of way 

utilities 
बिछाये जाने हेतु 

अनुज्ञप्ति 
( एन.ओ.सी.) 
निर्गत करना 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


चन्द्र भूषण प्रसाद , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 440 -- 50 


